रजिस्ट्री सं० डी० एल० -33004/ 99 


REGD. NO . D . L.- 33004/ 99 


with 


Search 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 - उप - खण्ड ( ii ) 
PART II — Section 3 — Sub - section (ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 3120 ] 
No. 3120 


नई दिल्ली , शुक्रवार , दिसम्बर 30 , 2016 / पौष 9 , 1938 
NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 30 , 2016 /PAUSA 9 , 1938 


सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर , 2016 
का . आ . 4249( अ) . - यत:, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय , भारत सरकार की अधिसूचना 
संख्या का . आ . 1750( अ), दिनांक 12. 05. 2016, द्वारा भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग -II , खण्ड -3, उपखंड -(ii ) 
में प्रकाशित एवं राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 (1956 का 48 ) (इसमें इसके बाद उक्त अधिनियम के रूप 
में देखें ) की धारा 3ए की उपधारा ( 1) के तहत जारी , केन्द्र सरकार ने पश्चिम बंगाल राज्य के दार्जिलिंग जिले में 
भूमि के किमी . 0. 000 से किमी . 1.500 तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 327बी ( एशियन हाईवे सं .02 ) के हिस्से में 
बाईपासों सहित निर्माण ( चौड़ा करने/ दो लेन / चार लेन का बनाने आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन एवं प्रचालन के लिए 
उक्त अधिसूचना की अनुबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि के अर्जन के आशय की घोषणा की है । 

एवं यत:, उक्त अधिनियम की धारा 3ए की उपधारा (3) के तहत उक्त अधिसूचना का सार दिनांक 
02. 06 .2016 के " टेलीग्राफ " ( अंग्रेजी दैनिक ) एवं दिनांक 02. 06 . 2016 के आनंद बाजार पत्रिका (बंगाली दैनिक ) 
में प्रकाशित किया गया है । 

एवं यत : सक्षम प्राधिकारी को किसी भी व्यक्ति से कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। 

एवं यत:, उक्त अधिनियम की धारा 3डी की उपधारा ( 1) के अनुसरण में , सक्षम प्राधिकारी ने केन्द्र सरकार 
को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। 


6038 GI/ 2016 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[PART II — SEC . 3 (ii )] 
अब, अत:, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट की प्राप्ति के बाद एवं उक्त अधिनियम की धारा 3डी की 
उपधारा (1 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्र सरकार एतदद्वारा यह घोषणा करती है कि उक्त 
अनूसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त उद्देश्य हेतु अर्जित की जानी चाहिए । 

और इसके आगे , उक्त अधिनियम की धारा 3( डी ) की उपधारा (2) के अनुसरण में , केन्द्र सरकार एतदद्वारा 
यह घोषणा करती है कि सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी 
प्रकार की बाधाओं से मुक्त होकर पूरी तरह से केन्द्र सरकार में निहित हो जाएगी । 

अनुसूची 
पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 327बी ( एशियन हाईवे सं .02) पर 0.000 किमी. से 1.500 किमी . 

तक के हिस्से में आ रही इमारत सहित या उसे छोड़कर अर्जित की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण । 


क्रं . सं . 


जिला 


उप 


भू - स्वामी का नाम 


गांव का 
मंडल /ब्लॉक | नाम 


प्लॉट 
संख्या 


भूमि का 
प्रकार 


| भूमि की 
प्रकृति 


। क्षेत्रफल । क्षेत्रफल 
( एकड़ में ) । ( हेक्टेअर 


| 


(1) 


(2) (3) (4) 
दार्जिलिंग । खोरीबारी । ( 1 ) मदन . 


(5) 


___ ( 7) 
नदी 


| 


( 8) 
5 . 10 


( 9) 
2. 06389 


( 10 ) 
पश्चिम बंगाल 
सरकार 


पश्चिम 
बंगाल 
सरकार 


| 1 


| 1001 


| सिखस्ती 


0.01 


0. 00404 तराई टी कं .लि . 


( 2) 
उत्तर 
रामधन 


भूमि 


1002 


02 


| नदी 


पश्चिम 
बंगाल 
सरकार 
पश्चिम 
बंगाल 
सरकार 
तराई टी 
कं . लि . 


0 . 11 


0 .04451 


तराई टी कं . लि . 


1003 


सिखस्ती 


0 . 09 


0 .03642 तराई टी कं . लि . 


भूमि 


1004 


तराई टी - डांगा 
कं . लि . 


0 . 07 


0 .02832 


तराई टी कं . लि . 


1005 


तराई टी | बास्तु 
कं . लि . 


0.05 


0.02023 तराई टी कं . लि . 


1006 


तराई टी | बास्तु 
कं . लि . 


0 . 74 


0 . 29946 


तराई टी कं . लि . 


1007 


डांगा 


तराई टी 
कं . लि . 


0 .53 


0 . 21448 | तराई टी कं . लि . 


1013 


तराई टी | बास्तु 
कं . लि . 


| 0.09 


0.03642 तराई टी कं . लि . 


1014 


सड़क 


तराई टी 
कं . लि . 


0 . 04 


| 0 .01618 तराई टी कं . लि . 


1015 


तराई टी 
कं . लि . 


डांगा/ चाय 


| 0.12 


0 .04865 


| तराई टी कं . लि . 


1019 


चाय 


तराई टी 
कं . लि . 


0 . 01 


0. 00404 

| तराई टी कं . लि . 


1021 


तराई टी | डीपीपी/ चाय | 0 .10 
कं . लि . 


0 .04046 


तराई टी कं . लि . 


1041 


चाय 


तराई टी 
कं . लि . 


0 .05 


0. 02023 | तराई टी कं . लि . 


[ HTT II - 005 3 (i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


1042 


सड़क 


तराई टी 
# FT. 


0 .01 


0 .00404 


Reis & AFT . 


1046 


तराई टी | चाय 
po.fl. 


0 .02 


0 . 00809 


der A 7 .FT. 


कुल क्षेत्रफल 


7. 14 


2 .8894 


[41. À. THYE3115cflya/ fe 


/ a 17 -327 Ma fact / Tay /2016 - 17] 

राजेश गुप्ता , उप सचिव 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 30th December, 2016 
S . O . 4249 (E ). — Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and 
Highways number S .O . 1750 (E ) dated the 12 .05 . 2016 , published in the Gazette of India , Extraordinary , Part II , 
Section 3 , Sub -section ( ii ) and issued under sub -section (1 ) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 
1956 ) (hereinafter referred to as the said Act), the CentralGovernment declared its intention to acquire the land specified 
in the Schedule annexed to the said notification for building ( widening/ two - laning/ four-laning etc.) including the 
bypasses, maintenance , management and operation of National Highway No. 327B (Asian Highway No. 02 ) on the 
stretch of land from Km . 0 .000 to Km . 1 .500 in Darjeeling District in the State of West Bengal; 

And whereas the substance of the said notification has been published in “ Telegraph” (Daily English ) dated 
02 .06 . 2016 , and “ Anand Bazaar Patrika ” (Daily Bengali ) dated 02 .06 .2016 ; under sub - section (3 ) of section 3A of the 
said Act; 


And whereas no objection has been received from any person by the competent authority ; 

And whereas, in pursuance of sub - section (1 ) of section 3D of the said Act, the competent authority has 
submitted its report to the Central Government; 

Now , therefore , upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers 
conferred by sub - section ( 1 ) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land 
specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose ; 

And further, in pursuance of sub - section ( 2 ) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby 
declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest 
absolutely in the CentralGovernment, free from all encumbrances . 

SCHEDULE 
Brief description of the land to be acquired , with or without structures, on National Highway No 327B ( Asian Highway 

No . 02) falling within the stretch of land from Km . 0 .000 to 1.500 in Darjeeling District in the State of West Bengal. 


Sl. No. 


District 


Owner of Land 


Plot Type of 
numberland 


Nature of 
| land 


Area ( In 
Acres 


Area (In 
Hectare ) 


( 1 ) 


Sub Village 
Division / | Name 
Block 
( 3 ) 

( 4 ) 
Khoribari ( 1 ) 

Madan , 

01 


(6 ) 


( 2 ) 
Darjeeling 


(8 ) 


(7 ) 
River 


(9 ) 
2 .06389 


Govt. of 
West 
Bengal 


( 10 ) 
Govt. of West 
Bengal 


| 1001 


0 .01 


0 . 00404 | Tarai Tea Co . 

Ltd . 


( 2 ) 
Utter 
Ramdhan 

02 


| 1002 


11 


0 .04451 | Tarai Tea Co . 

Ltd . 


Govt. of Sikhasti 
West Bhumi 
Bengal 
Govt. of 

River 
West 
Bengal 
Tarai Tea | Sikhasti 
Co. Ltd . | Bhumi 
Tarai Tea Danga 
Co . Ltd 
Tarai Tea Bastu 
Co . Ltd 


1003 


.09 


0 .03642 


1004 


| 0 .07 


0 . 02832 


Tarai Tea Co . 
Ltd . 
Tarai Tea Co . 
Ltd . 
Tarai Tea Co. 
Ltd . 


1005 


0 .05 


0.02023 


[PART II — SEC . 3 ( ii)] 


0 . 74 


0 . 29946 


0 .21448 


0 .03642 


0 .01618 


0 .04865 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

1006 Tarai Tea Bastu 

Co . Ltd 
1007 Tarai Tea | Danga 

| 0 .53 
Co . Ltd 
1013 Tarai Tea Bastu 0 .09 

Co . Ltd 
1014 Tarai Tea Road 

0 .04 
Co . Ltd 
1015 Tarai Tea Danga/ Tea | 0 . 12 

Co. Ltd 
1019 Tarai Tea Tea 

0 .01 
Co. Ltd 
1021 Tarai Tea | DPP / Tea | 0 . 10 

Co . Ltd 
1041 Tarai Tea Tea 

0 .05 
Co. Ltd 
1042 Tarai Tea Road 0 .01 

Co. Ltd 
1046 Tarai Tea Tea 

0 .02 
Co . Ltd 
Total Area 

7 . 14 


Tarai Tea Co . 
Ltd . 
Tarai Tea Co . 
Ltd . 
Tarai Tea Co . 
Ltd . 
Tarai Tea Co . 
Ltd . 
Tarai Tea Co . 
Ltd . 
Tarai Tea Co . 
Ltd . 
Tarai Tea Co . 
Ltd . 
Tarai Tea Co. 
Ltd . 
Tarai Tea Co. 
Ltd . 
Tarai Tea Co. 
Ltd . 


0 . 00404 


0 . 04046 


0 .02023 


0 . 00404 


0 . 00809 


2 . 8894 


[F . No .NHIDCL /Sikkm /NH -327B /Meehi Bridge /LA/2016 -17 ] 

RAJESH GUPTA , Dy. Secy . 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press, Ring Road ,Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi-110054. 


RAKESH SUKUL Digitally signed byRAKESH SUKUL 


Date : 2017.01.03 23:13:21 +05 30 


